निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1199 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 दिसम्बर 2018 


वित्त विभाग 


__ अधिसचना 

17 दिसम्बर 2018 
सं० 1 / स्था०(पदा०) - 05 / 2018 - 9199 / वि० — श्री जयन्त कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 
31.12.2018 के उपरान्त उसी पद पर अगले 02( दो ) वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक के लिए, जो पहले हो , 
संविदा पर नियोजित किया जाता है । 

2. उक्त नियोजन की अवधि में श्री सिंह को दिनांक 01.01.2019 से अगले 02 ( दो ) वर्षों या नियमित पदस्थापन 
होने तक के लिए, जो पहले हो, पदीय शक्तियों एवं अतिरिक्त पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्व से निर्धारित सभी 
सुविधाओं सहित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या - 10000 दिनांक 10.07 .2015 की कंडिका - 6(i),(iv ) में 
निर्धारित मानदेय अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सूर्य किशोर प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1199 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


